निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 508 ) 


12 आषाढ़ 1935 ( श ) 
पटना, बुधवार , 3 जुलाई 2013 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

2 जुलाई 2013 
सं0 को0प्र0 /स्था0 -12/ 2011 - 6769 -वि0 — बिहार लेखा सेवा के पदाधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश, 
कोषागार पदाधिकारी, दानापुर ( कोटि क्रमांक 35 ) को दिनांक 15.09.2012 से संपुष्ट किया जाता है । 

वित्त विभाग के ज्ञापांक 3623 , दिनांक 31. 03. 2010 के आलोक में दिनांक 01 .01 . 2006 अथवा 
04 ( चार ) वर्षों की सेवा (संपुष्टि सहित ) जो भी बाद में हो , अर्थात् सेवा संपुष्टि की तिथि दिनांक 
15. 09. 2012 से श्री चन्द्र प्रकाश को पी0बी- 3 एवं ग्रेड- पे - 5400 अनुमान्य होगा । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

अरुण कुमार सिन्हा , 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 508 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


